“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 

नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 


पंजीयन क्रमांक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015. 


30-05-2001.” 
छत्तीसगढ़ राजपत्र 
(असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 
क्रमांक 391] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2021 — आषाढ़ 29, शक 1943 


उच्च शिक्षा विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 14 जुलाई 2021 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 4-4/2017 /38-1.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को 
प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा, राजपत्रित) भर्ती 
नियम, 2019 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्‌:- 


संशोधन 


उक्त नियमों की अनुसूची में,- 
अनुसूची-तीन के सरल क्रमांक 1 के कॉलम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्‌ः- 


@) 


(ख) 


(एक) प्रतिष्ठित विद्वान, जिसने संबंधित संबद्ध // संगत विधाओं में पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त की हो 
और उच्च गुणवत्ता वाला प्रकाशन कार्य किया हो तथा जो प्रकाशित कार्य के साक्ष्य के साथ शोध 
कार्य में सक्रिय रूप से शामिल हो, समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
(यूजीसी) सूचीबद्ध पत्रिकाओं (जर्नलों) में न्यूनतम 10 वर्षों का शोध प्रकाशन अनुभव एवं शासन द्वारा 
समय-समय पर जारी अधिसूचना के अनुरूप न्यूनतम अकादमिक मूल्यांकन सूचकांक धारित करता 


हो। 


(दो) विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक / सह प्राध्यापक / प्राध्यापक के रूप में न्यूनतम 
10 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव और /अथवा विश्वविद्यालय /राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में समतुल्य स्तर 
पर शोध अनुभव के साथ सफल रूप से डॉक्टरेट के अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन करने का साक्ष्य हो। 
अथवा 
उत्कृष्ट पेशेवर, जिसे किसी भी शिक्षण संस्थान (जो उपर्युक्त (क) में शामिल नहीं किये गये 
हों)/उद्योग से संगत/संबद्ध / अनुप्रयुक्त विधाओं में पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त हो तथा जिन्होंने 
संबंधित संबद्ध / सुसंगत विधा के ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, जो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा 
समर्थित हो, परन्तु उसे 10 वर्ष का अनुभव ey” 


यह संशोधन, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा। 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
धनंजय देवांगन, सचिव. 


781 


782 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 जुलाई 2021 


अटल नगर, दिनांक 14 जुलाई 2021 


क्रमांक एफ 4-4/2017/38-1— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस 
विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14-07-2021 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से 
एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता S| 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
धनंजय देवांगन, सचिव. 


Atal Nagar, the 14th July 2021 
NOTIFICATION 


No. F 4-4/2017/38-1.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the 
Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the 
Chhattisgarh Educational Service (Collegiate Branch, Gazetted) Recruitment Rules, 2019, namely :- 


AMENDMENT 


In Schedule of the said rules, - ; 
For column (5) of serial number 1 of Schedule-III, the following shall be substituted, namely:- 


“(A) 0) An eminent scholar having a Ph.D. degree in the concerned/ allied/relevant discipline and 
published work of high quality, actively engaged in research with evidence of published work 
with, a minimum of 10 years research publications in the peer-reviewed or University Grant 
Commission (UGC) listed journals and a minimum consolidated Academic Performance 
Indicator set out in the notification issued from time to time by the Government. 


(ii) A minimum of 10 years of teaching experience in University/ College as Assistant 
Professor/Associate Professor/Professor, and/or research experience at equivalent level at the 
University/National Level Institutions with evidence of having successfully guided doctoral 
candidate. 


Or 


(B) An outstanding professional, having a Ph.D. degree in the relevant/allied/applied disciplines, 
from any academic institutions (not included in (A) above)/industry, who has made significant 
contribution to the knowledge in the concerned/allied/relevant discipline, supported by 
documentary evidence provided he/she has ten years experience.” 


This amendment shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette. 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, 
DHANANJAY DEWANGAN, Secretary. 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2021. 


